इसे वेबसाईट www. govtpressmp . nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. . 


सत्यमेव 


जयत 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


....... क्रमांक 452 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 9 नवम्बर 2016 - कार्तिक 18 , शक 1938 


विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2016 


क्र . 84 ( 10) -वि.निर्वा.- चार -2016 - उपचुनाव -291 . – भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्व साधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित की जाती हैं : 


.. 1. क्रमांक 100/ MP- HP/1/ 2016( Bye ), दिनांक 7 नवम्बर, 2016 


2. क्रमांक 100 / MP- LA/3/ 2016( Bye ), दिनांक 7 नवम्बर , 2016 


- एस. एस. बंसल, सचिव . 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001 . 


नई दिल्ली , दिनांक 07 नवम्बर, 2016 - 16 कार्तिक , 1938 ( शक ) 


अधिसूचना 


संख्या 100/ म.प्र. - लो . स./ 1/ 2016 ( उप -निर्वाचन ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को मध्यप्रदेश 
से 12 - शहडोल ( अ. ज. जा. ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन , 2016 में मतों की गणना के संबंध में स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को , स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में , उसके कार्यों के निष्पादन में 


903 . 


904 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2016 


मदद करने के लिए, विद्यमान सहायक रिटर्निंग आफिसरों के अतिरिक्त, सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त 
. करता है : 


सारणी 


संसदीय क्षेत्र का 
क्रमांक व नाम 

. ( 1 ) 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 

का क्रमांक एवं नाम 
... ( 2 ) 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 

का पदनाम . . 
( 3 ) 


12 - शहडोल ( अ. ज. जा. ) . 


84 - जयसिंहनगर ( अ. ज. जा . ) 
85 - जैतपुर ( अ.ज. जा.) 
86 - कोतमा 
87 - अनूपपुर ( अ. ज. जा .) 
88. पुष्पराजगढ़ ( अ. ज. जा .). 
89. बांधवगढ़ ( अ.ज. जा.) 


तहसीलदार , सोहागपुर 
तहसीलदार , जैतपुर 
तहसीलदार , कोतमा 
तहसीलदार, अनूपपुर 
तहसीलदार, पुष्पराजगढ़ 
1. तहसीलदार , बांधवगढ़ 
2. तहसीलदार, चंदिया 
1. अनुविभागीय अधिकारी, पाली 
2. तहसीलदार , नौरोजाबाद 
अनुविभागीय अधिकारी, ढीमरखेड़ा 


90.. मानपुर ( अ. ज. जा . ) 


91 . बड़वारा ( अ. ज. जा. ) 


.. 2. उपरोक्त के अतिरिक्त, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को मध्यप्रदेश से 12 - शहडोल 
( अ. ज. जा. ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप -निर्वाचन, 2016 में डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को , स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिले में , उसके कार्यों के निष्पादन में मदद करने के लिए, विद्यमान . . . 
सहायक रिटर्निंग आफिसरों के अतिरिक्त, सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है : 


. 


सारणी 


.I 


जिले का नाम 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
का क्रमांक व नाम . 
. ( 1 ) 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 

का पदनाम 

( 3 ) 


- ( 2 ) 


.... . 12 - शहडोल ( अ. ज. जा. ) 


अनूपपुर 


1. अपर कलेक्टर , अनूपपुर 
. 2. तहसीलदार , जैतहरी 


3. ये नियुक्तियां मतों/ डाक मतपत्रों की गणना के पूरे होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जाएंगी. . . 


२ 


. 


आदेश से , 

हस्ता./ 
( अनुज जयपुरियार ) 

सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग . 


7 Yar 17647, FGHidh 9 7aFor 2016 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
... Nirvachan Sadan , Ashoka Road - New Delhi - 110 001 
New . Delhi, Dated 07th November, 2016 -- 16 Kartika, 1938. (SAKA ) 

NOTIFICATION 
No. 100 /MP -HP/ 1/2016 (Bye ).- - In exercise of powers conferred by Section 22 of Representation of the 
. : People Act. 1951 (43 of 1951 ), the Election Commission of India hereby appoints each of the officers specified in 

Column (3 ) of the table given below as Assistant Returning Officers in addition to existing Assistant Returning 
Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency specified in the Column ( 1 ) of the said 

table in the performance of his functions, in the Assembly Constituencies specified in the column (2 ) of the said 
i table , with respect to the counting of votes, in the bye election for 12 -Shahdol (ST) Parliamentary . Constituency , 
2016 in Madnya Pradesh : 

.: TABLE 


· No. & Name of 
Parliamentary Constituency 


* No. & Name of 
. Assembly Constituency . 

( 2 ) 


Designation of : 
Assistant Returning Officer 


( 1 ) 


12- Shahdol (ST ) 


84 -Jaisinghnagar (ST) 
85 -Jaitpur (ST ) : 
86 -Kotma : : ? 
87 -Anuppur (ST) 
88 Pusprajgarh (ST) 
89 Bandhvgarh (ST) 


Tehsildar, Sohagpur 
Tehsildar, Jaïtpur 
Tehsildar, Kotma 
Tehsildar , Anuppur 
Tehsildar, Pusprajgarh 
1. Tehsildar, Bandhavgarh 
2 . Tehsildar, Chandiya . 
1. Sub - Divisional Officer (Revenue), Pali 
2 . Tehsildar, Naurozabad 
Sub Divisional Officer (Revenue ), Dhimarkheda. 


90 -Manpur (ST ) 


91 Badwara (ST ). 


:.: . : : 2 . In addition to the above, in exercise of powers conferred by Section 22 of Representation of the People 
::. . Act, 1951 (43 of 1951), the. Election Commission of India hereby appoints each of the officers “ specified in 

Column (3) of the table given below as Assistant Returning Officers in addition to existing Assistant Returening 
Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency specified in the Column (1 ) of the said 
table in the performance of his functions, in the District specified in the Column (2 ) of the said table , with respect. 
to the counting of postal ballot papers, in the bye election for 12 - Shahdol (ST) Parliamentary Constituency , 2016 
in the Madhya Pradesh : 


in 


TABLE 


. 


. 


1 


No. of the District 


No. & Name of 
Parliamentary Constituency . 

( 1) . 


Designation of Assistant 
Returning Officer . " 

( 3 ) 


( 2 ) 


12- Shahdol (ST) 


Anuppur 


1 . Additional Collector, Anuppur 
2 . Tehsildar , Jaithari. . 


. 3. These appointments will cease to be effective after completion of counting of votes/postal ballot papers . 


By order , 

Sd ./ 
( ANUJ JAIPURIAR ) 

Secretary , 
Election Commission of India . 


1904 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2016 


- 


. भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001 
नई दिल्ली, दिनांक 07 नवम्बर , 2016 - 16 कार्तिक , 1938 ( शक ) 

___ अधिसूचना 
संख्या 100/ म. प्र.- वि. स./3/ 2016( उप -निर्वाचन ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2.) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को मध्यप्रदेश से 
179 - नेपानगर ( अ. ज. जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप -निर्वाचन , 2016 में मतों की गणना के संबंध में स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को उसके कार्यों के निष्पादन में मदद करने के लिए, विद्यमान सहायक रिटर्निंग 
आफिसरों के अतिरिक्त, सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है : 

सारणी 


- 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम 

( 1 ) . 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 

. . ( 2 ) 
डिप्टी कलेक्टर , बुरहानपुर 


179 - नेपानगर ( अ. ज. जा . ), 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र . . . 


1 


. 


2. यह नियुक्ति मतों की गणना के पूरे होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जाएगी. 

आदेश से, 

हस्ता./ 
( अनुज जयपुरियार ) 

सचिव, 

भारत निर्वाचन आयोग. 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road - New Delhi ---110 001 
New Delhi, Dated 07th November , 2016 - - 16 Kartika, 1938 (SAKA ) 

NOTIFICATION 
No. 100 /MP-LA / 3 /2016 (Bye ) - In exercise of powers conferred by Section 22 of Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India , hereby appoints the officer specified in Column 
(2 ) of the table given below as Assistant Returning Officers in addition to existing Assistant Returning Officers to : . . . 
assist the Returning Officer of the Assembly Constituency specified in the Column (1 ) of the said table in the 
performance of his functions , with respect to the counting of votes , in the bye election to 

- 179 
Nepanagar (ST ) Assembly Constituency, 2016 in the Madhya Pradesh State : 

TABLE 
No. & Name of Assembly Constituency 

: Assistant Returning Officer 


.. 


. 


7179 -Nepanagar (ST) A . C . . . . . . 


! ! 


. 


Deputy Collector, Burhanpur. 


. 


. 


2 . These appointment will cease to be effective after completion of counting of votes. * . 

By order, 

Sd./ -. 
( ANUJ JAIPURIAR) : 

Secretary , 
Election Commission of India . 


- नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


